. 


. 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

3 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 68 राँची, शनिवार 

22 फरवरी, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
5 फरवरी , 2014 


संख्या-5/ आरोप-1-632 / 2014 का . 1098-- श्री संदीप कुमार मधेशिया, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक -10 / 86 , द्वितीय बैच, गृह जिला- महाराजगंज, उ0 प्रदेश), तत्कालीन प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग , सम्प्रति -निलंबित , मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, 
हजारीबाग के विरूद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक -1449, दिनांक 06 सितम्बर 2012 द्वारा आरोप 
प्रतिवेदित किया गया है । इनके विरूद्ध बिरसा सेवा समिति को अनियमित रूप से लाभ पहुँचाने 
तथा सरकारी राशि के गबन/ दुरूपयोग करने का आरोप लगाया गया है । 


2. उक्त आरोपों के लिए श्री मधेशिया को विभागीय आदेश संख्या-11245 , दिनांक 
3 अक्टूबर 2012 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं विभागीय संकल्प 
संख्या- 11409 , दिनांक 06 अक्टूबर 2012 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का 
निर्णय लिया गया है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 22 फरवरी 2014 


3. विभागीय कार्यवाही में श्री मधेशिया के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण 
इन पर दण्ड अधिरोपित करने हेतु निर्णय लिया गया है । 


4. 


श्री मधेशिया को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है । 


श्री मधेशिया के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया 


___ 5. 
जायेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


यतीन्द्र प्रसाद , 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 68 _ 501 


